PART I ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., MARCH 14, 2:006 ( PHGN. 23 , 1927 SAKA) 


229 


com 


HEALTH AND MEDICAL EDUCATION DEPARTMENT 


The 21st February , 2006 


No. 7 / 39 /2000-2HB - 1V . - In partial modification of Haryana Government notification issued vide 
No. 7/39/2000-2HB -IV , dated 2nd August, 2004 the Governor of Haryana is pleased to nominate Dr.M.S.Gupta, 
Professor, Medicine Departinent, P.G.I.M.S., Rohtak as a member ofExecutive Committee of Maharaja Agrasen Institute 
of Medical Research and Education. Agroha. 


URVASHI GULATI, 
Financial Commissioner and Principal Secretary to 

Government Haryana, 
Health and Medical Education Department. 


SOCIAL WELFARE DEPARTMENT 


The 6th March, 2006 


No. 973-SW ( 4)-2006 .---- In partial modification of Notification bearing No. 499-SW ( 4 )-2005, dated the 
11/ 15th March , 2005 the Governor of Haryana is pleased to nominate Smt. Sushila Sharma, Ex - President, 
District Congress Committee, Hisar,Gian Jyoti Chowk, Opposite Old Anaj Mandi,Hisar as non -official member for 
inclusion in the Child Welfare Comunittee, Hisar in place of Smt. Sunita Gangwani. 


DALIP SINGH , 
Commissioner and Secretary to Government Haryana , 

SocialWelfare Department. 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर अधिसूचना 
दिनांक 2 मार्च, 2006 


क्रमांक 284- ज- 2-2006/ 2978..-- श्री बादाम सिंह उर्फ बदन सिंह पुत्र स्व ० श्री रणधीर सिंह निवासी गांव राहाका, तहसील सोहना , 
जिला गुड़गावां की पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2 (ए), (1ए ) तथा 3(1 ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना 
क्रमांक 1385 - ज -1-83/ 39978, दिनांक 2 दिसम्बर, 1983 द्वारा 300/- रुपये वार्षिक की दर से युद्ध जागीर मंजूर की गई थी । इसके पश्चात् 
सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2944- ज- 2-93/15918, दिनांक 26 अगस्त, 1993 द्वारा 1000 /- रुपये वार्षिक तथा इसके पश्चात् 
अधिसूचना क्रमांक 1434 -ज- 2-2002 /9:460, दिनांक 12 जून , 2002 द्वारा 5,000 /- रुपये वार्षिक की दर से इस युद्ध पुरस्कार अनुदान में 
संशोधन किया गया था । 


2. अब श्री बादाम सिंह उर्फ बदन सिंह की दिनांक 14 मार्च, 2005 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल. उपरोक्त 
अधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस जागीर को 60 श्री बादाम सिंह उर्फ बदन सिंह की पत्नी श्रीमती पूनिया देवी के नाम फसल रबी 2006 से 
5000 /-रुपये वार्षिक की संशोधित दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


चण्डीगढ़ : 
दिनांक 15 फरवरी , 2006 


आर० बी ० खरडन्दा, 
अवर सचिव , हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


